रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 825 ] 
No. 825 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 30 , 2016 / अग्रहायण 9 , 1938 
NEW DELHI , WEDNESDAY, NOVEMBER 30 , 2016/ AGRAHAYANA 9, 1938 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 


(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016 


सा . का . नि . 1103( अ) . - निःशक्त व्यक्ति ( समान अवसर, अधिकार , संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 
( 1996 का 1 ) की धारा - 73 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( जेडएच ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 
निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली, 2013 को संशोधित करने के लिए निम्न नियम बनाती है , 
अर्थात: 


निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली, 2013 के नियम 3 में, तालिका के पश्चात् 
निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्: 

" परन्तु नियम 7 में उल्लिखित राष्ट्रीय चयन समिति उपरोक्त तालिका में वर्णित किसी भी अथवा सभी श्रेणियों अथवा 
उप – श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं का चयन कर सकती है | 


[ फा . सं. 4 - 7 / 2016 - डीडीआरसी (एनए )] 


अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव 


नोट : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II खंड - 3, उप - खंड (i), में संख्या सा . का. नि . 577 ( अ ), 
दिनांक 29 अगस्त , 2013 द्वारा प्रकाशित किए गये । 


5515 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 


[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th November, 2016 


G .S . R . 1103( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (zh ) of sub -section ( 2 ) of section 73 of the 
Persons with Disabilities ( Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation ) Act, 1995 (1 of 1996 ), the 
Central Government hereby makes the following rule to amend the National Award for the Empowerment of Persons 
with Disabilities Rules, 2013 , namely : 


In the National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities rules, 2013 , in rule 3, after the Table, 
the following proviso shall be inserted , namely : 


“ Provided that the National Selection Committee referred to in rule 7may select higher number of awardees in 
any or allthe categories or sub -categories referred to in the above Table .” 


[ F . No. 4 – 7 / 2016 -DDRC (NA) ] 


AWANISH KUMAR AWASTHI, Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i),vide 

number G . S . R . 577 ( E ), dated the 29th August, 2013 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 

ALOK 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date : 2016 .12 .02 
KUMAR 

16 : 16 :33 + 05 30 


